निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 320 पटना, आधार 1937 Cropoon 


( सं0 पटना 329 ) 


24 आषाढ़ 1931 ( NO ) 
पटना , बुधवार, 15 जुलाई 2009 


जल संसाधन विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 

2 जुलाई 2009 
सं0 8 / पी03 - 06 / 2009 - 2346 - जल संसाधन विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 2018, दिनांक 
18 जून 2009 के क्र0 सं0 - 156 के द्वारा श्री विनय कुमार, सहायक अभियंता( असैनिक), गृह ज़िला मुजफ्फरपुर , 
आई0डी0सं0 3504 ( स्तम्भ - 4 में अंकित वर्तमान पदस्थापित कार्यालय का नाम प्राक्कलन पदाधिाकरी, सोन 
उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद के स्थान पर गुण नियंत्रण प्रमंडल, औरंगाबाद ) का स्थानांतरण सोन बाढ़ 
सुरक्षा अ0प्र0 , कटेसर ( श्री सुभाष राय के स्थान पर ) किया गया है का वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कालावधि 
अपूर्ण रहने के कारण श्री कुमार का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 329-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


